RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 
Reg. No. MH /MR /South - 343 /2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६, अंक ६० ( २) ] 


बुधवार , ऑक्टोबर ८, २०१४ / आश्विन १६, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १० ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 

29th September 2014 
New Delhi 110 001, dated the 

7 Asvina , 1936 (Saka ) 


NOTIFICATION 


No. 576 /Exit /2014 /SDR -Vol.I. — Whereas , the schedules for the General Elections to the 
Legislative Assemblies of Haryana and Maharashtra and Bye Elections from 39 - Beed 
Parliamentary Constituency of Maharashtra , 13 -Kandhamal Parliamentary Constituency of 
Odisha, 58 -Kanubari (ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh , 38 -Hiyanglam Assembly 
Constituency of Manipur, 11-Northern Angami-II (ST) Assembly Constituency of Nagaland , 
8 -Kairana Assembly Constituency of Uttar Pradesh and 69 -Rajkot West Assembly Constituency 
of Gujarat were announced by the Commission vide Press Note bearing No. ECI/PN /43/2014 , 
dated 12th September 2014 . 

2. And whereas, as per the provisions of section 126A of the R. P. Act , 1951, there shall be 
restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit 
poll during such period , as may be notified by the Election Commission in this regard ; 

3. Now , therefore , in exercise of the powers under sub - section ( 1 ) of section 126A of the 
R. P. Act , 1951 , the Election Commission , having regard to the provisions of sub -section (2 ) of the 
said section , hereby notifies the period between 7-00 a.m. and 6-30 p.m. on 15th October 2014 


( १ ) 


भाग चार - क -१० ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ८ , २०१४ / आश्विन १६, शके १ ९ ३६ 


(Wednesday ), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing 
by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the 
result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative 
Assemblies of Haryana and Maharashtra and Bye - Elections from 39 - Beed Parliamentary 
Constituency of Maharashtra , 13 -Kandhamal Parliamentary Constituency of Odisha, 
58 -Kanubari (ST) Assembly Cosntituency of Arunachal Pradesh , 38 - Hiyanglam Assembly 
Constituency of Manipur, 11-Northern Angami- II (ST) Assembly Constituency of Nagaland, 
8 - Kairana Assembly Constituency of Uttar Pradesh and 69-Rajkot West Assembly Constituency 
ofGujarat announced vide the Commission s Press Note No. ECI/PN /43/2014 , dated 12th September 
2014 shall be prohibited . 

4. It is further clarified that under section 126 ( 1)(b ) of the R. P. Act , 1951, displaying any 
election matter including results of any opinion poll or any other poll survey , in any electronic 
media , would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion 
of poll in connection with aforesaid General elections and bye - elections. 


By order , 


ASHISH CHAKRABORTY , 

Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑक्टोबर ८ , २०१४ / आश्विन १६, शके १ ९ ३६ 


३ 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 

29 सितम्बर 2014 
नई दिल्ली 110 001 , 

तारीख 

7 आश्विन 1936 ( शक ) 


अधिसूचना 


सं . 576 / एग्जिट / 2014 / एसडीआर- खण्ड 1.- यतः हरियाणा एवं महाराष्ट्र राज्य विधान सभाओं के लिए चालू साधारण निर्वाचन 
तथा महाराष्ट्र के 39 - बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , ओडिशा के 13-कंधामल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , अरूणाचल प्रदेश के 58 - कनुबाड़ी 
( अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 38-हिंयाग्यलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालँड के 11- उत्तरी अंगामी-II ( अ.ज.जा. ) 
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 8- कैराना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा गुजरात के 69 - राजकोट पश्चिम विधानसभा निर्वाचन 
क्षेत्र के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 12 सितम्बर 2014 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई / पीएन / 43 / 2014 के द्वारा की जा 
चुकी है : 

2 . और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग 
द्वारा यथा अधिसूचित , इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एग्जिट पोल 
के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा । 

3 . अब, इसलिए , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 126 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप- धारा ( 2) के उपबंधों के संबंध में एत्दद्वारा दिनांक 15 ऑक्टोबर 2014 ( बुधवार ) 
को पूर्वाह्न 07-00 बजे से अपराह्न 06-30 बजे के बीच की अवधि को , ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके 
दौरान आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/ पीएन / 43 / 2014, दिनांक 12 सितम्बर 2014 के द्वारा घोषित हरियाणा एवं महाराष्ट्र राज्य 
विधानसभाओं के लिए चालू साधारण निर्वाचन तथा महाराष्ट्र के 39 - बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 13-कंधामल संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र , अरूणाचल प्रदेश के 58- कनुबाड़ी ( अ.ज.जा. ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र , मणिपूर के 38-हिंयाग्यलम विधानसभा निर्वाचन 
क्षेत्र, नागालँड के 11 - उत्तरी अंगामी- II ( अ.ज.जा. ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र , उत्तर प्रदेश के 8- कैराना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 
गुजरात के 69 -राजकोट पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप -निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन 
तथा प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा । 

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 126 ( 1 )( ख ) के अधीन 
उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 
साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का , किसी भी ओपीनियम पोल 
या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित , प्रदर्शन किसी भी इलैक्ट्रोनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा । 


आदेश से , 


आशीष चक्रवर्ती, 

सचिव । 


भाग चार - क -१० ९ -२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


क्रमांक सीईएल -२०१४ / प्र . क्र . १४७३/१४/३३ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१४ . 


प्रत माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


( १) विभागीय आयुक्त ( सर्व) , 
( २) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी ( सर्व) , 
( ३) * निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्वविधानसभा मतदारसंघ . 

( *जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचेमार्फत ) 


( ४ ) निवडनस्ती. 


अ . ना . वळवी, 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 

महाराष्ट्र राज्य . 


